रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. No. D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


WERS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 26 , 2018 / आश्विन 4 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBER 26 , 2018 /ASVINA 4 , 1940 


सं . 3808 ] 
No . 3808 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 सितम्बर , 2018 
का . आ . 4986 ( अ). जबकि राष्ट्रपति ने 26 सितंबर , 2018 को भारतीय चिकित्सा परिषद ( संशोधन ) अध्यादेश, 2018 को 
प्रख्यायित कर दिया है, जो उक्त तिथि को प्रभावी हो गया है ; 

और जबकि , भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन ) अधिनियम , 2018 ( 2018 का अध्यादेश 8 ) के प्रभावी होने की तिथि से , 
भारतीय चिकित्सा परिषद अधिक्रमित हो जाएगी और परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य अपना पद त्याग देंगे तथा वे किसी 
क्षतिपूर्ति , जो कोई भी हो , के दावेदार नहीं होंगे ; 

और जबकि , परिषद के अधिक्रमण होने और नई परिषद के पुनर्गठन होने तक , उक्त अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग करने 
और परिषद के कार्यकलापों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड का गठन किए जाने की आवश्यकता है; 

अत : अब, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन ) अध्यादेश, 2018 की धारा 3क की उप -धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा शासी बोर्ड का गठन करती है जिसमें इसके अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल 


होंगे : 


1 . डॉ . वी . के . पॉल , सदस्य , नीति आयोग 

- अध्यक्ष 
2. डॉ . रणदीप गुलेरिया, निदेशक , एम्स , नई दिल्ली 

सदस्य 
3. डॉ . जगत राम , निदेशक , पीजीआईएमईआर , चंडीगढ़ 

सदस्य 
4 . डॉ . बी . एन . गंगाधर ,निदेशक , एनआईएमएचएएनएस , बैंगलौर 

सदस्य 
5 . डॉ . निखिल टंडन, प्रोफेसर , एंडोक्रेनोंलॉजी एवं मेटाबोलिज्म विभाग , एम्स , नई दिल्ली 

सदस्य 
6. डॉ . एस. वेंकटेश, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक , 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

- पदेन सदस्य 
7. प्रोफेसर बलराम भार्गव , सचिव , स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग एवं महानिदेशक , 
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली 

- पदेन सदस्य 
इसके अतिरिक्त , केंद्र सरकार , भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन ) अध्यादेश, 2018 की धारा 7( क ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए एतद्दवारा शासी बोर्ड की सहायता हेतु , डॉ . संजय श्रीवास्तव , भूतपूर्व उप -महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , नई दिल्ली को महासचिव नियुक्त करती है । 


स्वात 


5650 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


शासी बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन होगा । 
शासी बोर्ड का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नई परिषद का गठन होने तक, जो भी पहले हो , के लिए होगा । 

[ 1. 7 . 11011/01/2018 -94 & ft ] 

सुधांश पंत , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
(Department of Health and Family Welfare ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th September, 2018 
S .O . 4986 ( E ). — Whereas the President promulgated the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance , 2018 
(Ordinance 8 of 2018 ) on 26th September , 2018 , which came into force on the said date ; 

And whereas, on and from the date of commencement of Indian Medical Council ( Amendment) Ordinance , 
2018 (Ordinance 8 of 2018 ), the Medical Council of India shall stand superseded and the President, Vice President and 
other Members of the Council shall vacate their offices and shall have no claim for any compensation , whatsoever; 

And whereas upon the supersession of the Council and until a new Council is reconstituted , a Board of 
Governors is required to be constituted by the Central Government to exercise the powers and perform the functions of 
the Council under the said Act; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of section 3A of the Indian Medical 
Council (Amendment) Ordinance , 2018 , the Central Government hereby constitutes the Board of Governors consisting of 
the following persons as its Chairperson and Members, namely : 
1 . Dr. V . K . Paul, Member, NITI Aayog. 

- Chairman 
2. Dr. Randeep Guleria , Director, AIIMS, New Delhi. 

- Member 
3. Dr. Jagat Ram , Director, PGIMER, Chandigarh . 

- Member 
4 . Dr. B . N . Gangadhar, Director , NIMHANS , Bangalore . 

- Member 
5 . Dr. Nikhil Tandon , Professor, Department of Endocrinology & 

- Member 
Metabolism , AIIMS, New Delhi. 
6 . Dr. S . Venkatesh , Director General of Health Services, Ministry of 

- Member ex - officio 
Health & Family Welfare. 
7. Prof. Balram Bhargava , Secretary, Department of Health Research & 
Director General Indian Council of Medical Research , New Delhi. 

- Member ex -officio 
Further, in exercise of the powers conferred under sub -section (7A ) of section 3A the Indian Medical Council 
(Amendment) Ordinance , 2018 , the Central Government hereby appoints Dr. Sanjay Shrivastava , Ex -Deputy Director 
General, Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare , New Delhi as the Secretary 
General to assist the Board of Governors . 
The Chairperson and other Members of the Board of Governors shall hold office during the pleasure of the Central 
Government. 
The term of office of the Board of Governors shall be for a period of one year or till a new Council is reconstituted , 
whichever is earlier. 

[No. V . 11011/01/ 2018 -MEP ] 
SUDHANSH PANT, Jt. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


SARVESH KUMAR 
SRIVASTAVA 


Digitally signed by SARVESH 
KUMAR SRIVASTAVA 
Date : 2018 .09.26 20 :04: 25 
+ 05 30 


